निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 माघ 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 11 फरवरी 2015 


( सं० पटना 278) 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 

- - - - - - 

अधिसूचनाएं 

2 सितम्बर 2014 
सं0 V / ई1 - 103 / 2013 ( खंड) - 3698 - श्री कृष्ण पासवान , उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत - सह - सारण 
प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक उपायुक्त उत्पाद , पटना - सह - मगध प्रमण्डल , पटना 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेगे । 

सं0 V / ई1 - 103 / 2013 ( खंड) - 3699 - श्री बिनोद कुमार झा नं0 - 1 उपायुक्त उत्पाद , 
भागलपुर - सह - मुंगेर प्रमण्डल, भागलपुर अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक उपायुक्त उत्पाद , 
दरभंगा - सह - कोशी - सह - पूर्णियाँ प्रमण्डल , दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेगे । 
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 278 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


